सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 62 राँची , शुक्रवार , 


31 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( समन्वय) 


अधिसूचना 

29 दिसम्बर , 2019 
संख्या - सं ० - सी ० एस०-01/ आर०-02/ 2019-1619-- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की 
अधिसूचना सं 0-.1618, दिनांक 29 दिसम्बर, 2019 के क्रम में झारखण्ड के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 
164( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित को झारखण्ड राज्य का 
मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का सदस्य नियुक्त करते हैं 

श्री आलमगीर आलम 

श्री रामेश्वर उराँव 
3 श्री सत्यानन्द भोक्ता 
2. इन्होंने आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2019 के अपराह्न 02:00 बजे अपना पद ग्रहण किया है तथा 
अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


1 


2 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 62 50 


